रजिस्ट्री सं . ग . ( पी . एन . - 12 


REGISTERED No. D . ( D . N.) - 72 


। 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 


भाग I .. सण्ड 1 
PART I- Section 1 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

- - - - - - - - - - -- - - - --- - 
सं0 36] मई दिल्ली , बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1982/फाल्गुन 8, 1903 
No. 36) NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1982/PHALGUNA 6 , 1903 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Keparate poging is given to this part in order that it may be alled As A soparatu 

compllation 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 
निर्यात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना संख्या - 8 ईटीसी ( पीएल )/ 82 

___ मा विल्ली, 25 फरवरी , 1982 । 
विषय : -- औषध सूत्रीकरण के नमूनों का निर्यास । 

मिसिल संख्या- 25/ 25/ 81 -11: --उपर्युक्त विषय परनिर्यात (नियंत्रण ) प्रादेश ( सी ) मो , 
1977/ए एम ( 233 ) दिनांक 25-2-1982 मौर सार्वजनिक सूचना सं० 72 ईटीसी (पीएन ) / 81 , 
दिनांक 29- 10- 81 की मोर ध्यान दिलाया जाता है । 

2. यह निश्चय किया गया है कि उसी पौषप्त सूत्रीकरण के प्रेषण के साथ निर्यात किए 
गए पौषष सूत्रीकरण के मुफ्त नमूने निर्यात प्रेषण के जहाण पर निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत 
13699I/ 81 

(171 ) 


172. THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I - SEC. 1 ] 

- - - - - - -- - 
सक बिना किसी लाइसेंस प्रौपचारिकतामों के खुले सामान्य लाइसेंस- 2 के अन्तर्गत अनुमित किए 
जाएंगे । ऐसे नमूनों की पैकिंग पर "विकिस्सा नमूना है - बिक्री के लिए नहीं है " माकिंग का 
स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए । सार्वजनिक सूचना संख्या - 72 ईटीसी ( पीएन )/ 81, विनाक 
29-10-1981 की मम्य पाते अपरिवर्तनीय रहेंगी । 

3. इस समय उन निर्यातको को भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति पर मोषध सूत्रीकरण 
के नमूनों के निर्यात की अनुमति दी जाती है जिन्होंने जहां कहीं विदेश में चिकित्सा प्रतिनिधि 
नियुक्त किए हुए हैं । प्रौषध सूत्रीकरण के ऐसे नमूनों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी 
जा रही है चाहे ये विदेश में चिकित्सा प्रतिनिधियों को सूत्रीकरण के स्वतंत्र रूप से निर्यातों के 
साथ भेजे जाते हैं । यह सुविधा निर्यातकों को उपलब्ध होती रहेगी । 

4. प्रौषध सूत्रीकरण के नमूनों के निर्यात पर किसी भी प्रकार का निर्यात लाभ अनुमेय 
माही होगा । 

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक , 

भायात-निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 

EXPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 8 -ITC (PN )]82 

New Delhi, the 25th February, 1982 
Sub : Export of samples of drug formulations. 
F . No. 25/ 25 / 81- EL - Attention is invited to Exports ( Control) Order No . 
E( C ) O , 1977| AM( 233 ) dated 25 - 2- 1982 and to Public Notice No . 72- ETC(PN)181 
dated 29 - 10 -1981 , on the above subject . 

2 . It has been decided to permit export of free samples of drug formulations 
exported alongwith the consignment of the same drug formulations under OGL. 2 
without any licensing formalities upto 10 per cent of the f . o. b, value of the 
export consignment, Such gample packings should prominently bear the marking 
" Physician s sample - Not for sale. " The other conditions of Public Notice No . 72 
ETC (PN ) 81 dated 29 - 10 - 1981 shall remain unchanged . 


3 , At present, exporters are permitted to export samples of drug formulations 
with the permission of the Reserve Bank of ladia wherever the exporters concerned 
havo appointed medical representatives abroad . Such exports of samples of drug 
formulations are being permitted by Reserve Bank of India even when they are 
consigned to the medical representatives abroad independently of the exports 
of the formulations, This facility will continue to be available to the exporters. 

4. No export benefits shall be admissible on cxport of samples of drug 
formulation 

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller, 

Imports & Exports 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1982 


